निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 2 जनवरी 2013 


( सं ० पटना 16 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 


10 अक्तूबर 2012 


सं 0 22 / नि ०सि ० (पट ) 3-01 / 2012 / 1101— श्री राम विलास चौधरी , तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल 
संसाधन विभाग, पटना सम्प्रति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , दरभंगा को अरवल जिला में माननीय मुख्यमंत्री की 
प्रस्तावित सेवा यात्रा हेतु आयुक्त, मगध प्रमंडल , गया के स्तर पर दिनांक 18.11.2011 को निर्धारित समीक्षात्मक बैठक 
में भाग लेने हेतु दिनांक 15.11.11 को दूरभाष पर अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनेटरिंग अंचल , पटना 
द्वारा सूचित किया गया था परन्तु उक्त निर्धारित तिथि को बैठक में भाग नहीं लेने के एवज में आयुक्त मगध प्रमंडल , 
गया द्वारा सूचित किया गया कि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , पटना द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया गया और 
न ही उनके द्वारा दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित किया गया । तदुपरांत विभागीय पत्रांक 3270 दिनांक 
23.11.11 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया । 

श्री राम विलास चौधरी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा 
सरकार के स्तर पर की गयी । श्री चौधरी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 18.11.11 को 
आयुक्त , मगध प्रमंडल , गया के स्तर पर आयोजित बैठक के संबंध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , गया से 
दूरभाष पर वार्ता करने पर बताया गया कि आयुक्त के द्वारा दिनांक 18.11.11 को नवीनगर में जनता दरबार का 
आयोजन किया गया है । दिनांक 18.11.11 को कोई बैठक निर्धारित नहीं है । 

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आयुक्त , मगध प्रमंडल, गया के स्तर पर दिनांक 18.11.11 को निर्धारित 
समीक्षात्मक बैठक के संबंध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा आयुक्त , मगध प्रमंडल, गया से सम्पर्क 


। 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जनवरी 2013 
स्थापित करना चाहिए था , न कि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , गया से । इस प्रकार उनका स्पष्टीकरण स्वीकार 
योग्य नहीं माना जा सकता है । 

अतः अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं रहने के लिए श्री चौधरी को निम्न दंड अधिरोपित करने का निर्णय 


1 . 


1 . 


लिया गया 

निन्दन वर्ष 2011-12 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राम विलास चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियंता , जल संसाधन विभाग, पटना 
को निम्न दंड दिया जाता है 

निन्दन वर्ष 2011-12 

अतएव एतद् द्वारा श्री राम विलास चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , पटना सम्प्रति 
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को उक्त दंड संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

श्याम कुमार सिंह , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 16-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


